निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 731 ) 


1 आश्विन 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 23 सितम्बर 2013 


वित्त विभाग 


- 


- 


अधिसूचनाएं 

23 सितम्बर 2013 
सं0 3 / एफ0 - 01 - 30 / 2013 / 9785 / वि0 ( 2) — भारतीय संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार - राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता 1952 का संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित बिहार सेवा ( संशोधन) संहिता 2013 बनाते हैं : 

बिहार सेवा ( संशोधन ) संहिता - 2013 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ । -(i) यह बिहार सेवा ( संशोधन ) संहिता 2013 कही जायेगी । 

( ii ) यह 01.01.2013 के प्रभाव से प्रवृत होगा । 
2. बिहार सेवा संहिता के नियम - 232 एवं 234 के परन्तुक के नीचे एक और परन्तुक निम्नरूपेण जोड़ा 


जाएगा: 


" परन्तु और कि यदि कोई नियमित सरकारी सेवक बीमारी के कारण चिकित्सा प्रमाण - पत्र के आधार पर आधे 
वेतन पर छुट्टी / रूपांतरित छुट्टी पर प्रस्थान करता है, लेकिन चिकित्सा के क्रम में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति 
में कर्तव्य पर लौट कर आने की शर्त को शिथिल करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम - 232 एवं 234 के अधीन आधे 
वेतन पर छुट्टी / रूपांतरित छुट्टी स्वीकृत की जा सकेगी । " 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संजीव हंस, 
सचिव (संसाधन) । 


PERE JUC (31ATETRUT), 23 PANHAR 2013 

The 23rd September 2013 
No. 3/F -01 -30 /2013 - 9785 — In exercise of powers conferred under the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India. The Governor of Bihar is pleased to make the 
following amendment in The Bihar Service Code 1952: 

The Bihar Service (amendment) Code 2013 
1. Short title and Commencement. — (i) This shall be called The Bihar Service 
(amendment) Code 2013 . 

(ii ) It shall come into force with effect from 01.01. 2013 . 
2 . The Following proviso shall be added after the existing proviso to Rule 232 and 


234 of The Bihar Service Code 1952: 


Con 


On 


es 


" Provided further that if a regular Government Servent, proceeds on half pay leave/ 
commuted leave on medical ground, but does not return on duty due to death then Half 
Pay leave /commuted leave may be granted under section 232 / 234 of Bihar Service Code , in 
relaxation of the provision of joining duty" . 

By order of the Governor of Bihar, 

SANJEEV HANS , 
Secretary ( Resource ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PETE JIC ( 31HTERUT ) 731-571+ 200 - odontol 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


